“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 140 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2023 — चैत्र 21, शक 1945 


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 27 मार्च 2023 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1-7/2016/17-1 (पारर्ट-2)-- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन 
प्रतिषिध) अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 57) की धारा 16m की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार राज्य पर्यवेक्षक मंडल का पुनर्गठन करती है, अर्थात्‌:- 


(क) अध्यक्ष 7 

(ख) उपाध्यक्ष का 

(ग) सदस्य सचिव का 

(घ) सदस्य का 
सदस्य - 
सदस्य - 

(ड.) विधानसभा की तीन महिला - 
सदस्य 


(व) 1. विख्यात समाज विज्ञानी एवं विधि विशेषज्ञ :- 


(एक) 
(दो) 


माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 
छत्तीसगढ़ शासन 

प्रमुख सचिव /सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
विभाग, छत्तीसगढ़ शासन 


संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन 


प्रमुख सचिव / प्रतिनिधि - विधि विभाग, छत्तीसगढ़ 
शासन 


सचिव / आयुक्त / प्रतिनिधि-समाज कल्याण विभाग, 
छत्तीसगढ़ शासन 


सचिव / आयुक्त / प्रतिनिधि — महिला एवं बाल विकास 
विभाग, छत्तीसगढ़ शासन 


श्रीमती अम्बिका सिंहदेव 
श्रीमती उत्तरी जांगड़े 
श्रीमती छन्‍नी साहू 


श्रीमती किरणमयी नायक 
श्रीमती स्मिती दुबे 


2 _ गैर सरकारी संगठनों से या अन्यथा विख्यात महिला सक्रियताववादी:- 


279 


280 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2023 


(एक) श्री बसंत यादव, कांकेर 
(दो) डॉ. प्रीति सतपथी, रायपुर 


3. विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी और प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ :- 


(एक) डॉ. पद्मिनी सिंह, रायपुर 
(दो) डॉ. अंजु गोयल, अम्बिकापुर 


4... विख्यात बाल चिकित्सक या चिकित्सीय अनुवांशिकी विज्ञानी :- 
(एक) डॉ. अशोक भट््‌टर, रायपुर 
(दो) डॉ. अतुल जिंदल, एम्स रायपुर 


5. विख्यात विकिरण चिकित्सा विज्ञानी या सोनोलॉजिस्ट :- 
(एक) डॉ. सुधीर शुक्ला, भिलाई 
(दो) डॉ. रवि चौबे, रायपुर 
टीप :- (1) मंडल की बैठक चार माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। 
(2) सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 
(3) मंडल में आवश्यकतानुसार सदस्य समायोजित किये जा सकेंगे, परन्तु सहयोजित सदस्यों की संख्या, 
मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं ert 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रसन्‍ना आर, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 27 मार्च 2023 


क्रमांक एफ 1-7 / 2016 / 17-1 (पार्ट-2)--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में 
इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-3-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, 
प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रसन्‍ना आर, सचिव. 


Atal Nagar, the 27th March 2023 
NOTIFICATION 


No. F 1-7/2016/17-1(Part-2)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of 
Section 16A of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 
1994 (No. 57 of 1994), the State Government, hereby, reconstitute the State Board of Supervisors as follows, 
namely:- 


(a) Chairman - Honorable Minister, Department of Health and 
Family Welfare, Government of Chhattisgarh 


(b) Vice President - Principal Secretary/Secretary, Health and Family 
Welfare Department, Government of Chhattisgarh 


(c) Member-Secretary - Director, Health Services, Government of 
Chhattisgarh 
(d) Member - Principal Secretary / Representative - Law 


Department, Government of Chhattisgarh 


Member - Secretary / Commissioner / Representative - Social 
Welfare Department, Government of Chhattisgarh 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2023 280 (1) 


(f) 


Member - Secretary / Commissioner / Representative -Women 
and Child Development Department, Government of 
Chhattisgarh 


Three women members of the Legislative Assembly :- 
(i) Smt. Ambika Singhdev 
(ii) Smt. Uttari Jangde 
(iii) Smt. Chhanni Sahu 
Eminent Social Scientist and Legal Expert:- 
(i) Smt. Kiranmayi Nayak 
(ii) Smt. Smiti Dubey 
Eminent women activists from Non-governmental organizations or otherwise:- 


(i) Shri Basant Yadav, Kanker 
(ii) Dr. Preeti Satpathy, Raipur 


Eminent Gynecologist and Obstetrician or Specialist in Gynecology or Obstetrics:- 
(i) Dr. Padmini Singh, Raipur 
(ii) Dr. Anju Goyal, Ambikapur 
Eminent Pediatrician or Medical Geneticist:- 
(i) Dr. Ashok Bhattar, Raipur 
(ii) Dr. Atul Jindal, AITMS Raipur 
Eminent Radiologist or Sonologist:- 
(i) Dr. Sudhir Shukla, Bhilai 
(ii) Dr. Ravi Choubey, Raipur 
The meeting of the Board shall be held at least once in four months. 
The tenure of all the members will be three years. 


Members may be accommodated in the Board as per the requirement, but the number of 
co-opted members shall not exceed one-third of the total number of members of the Board. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
PRASANNA R, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


